निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 417 ) 


1 भाद्र 1934 ( ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 23 अगस्त 2012 


सं0 4 ( न ) विविध - 15 / 2011 - 2881 / न0वि0एवंआOवि 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 


16 अगस्त 2012 
विषय: - नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन " नगरपालिका प्रशासन निदेशालय " ( Directorate of 

Municipal Administration) का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण के संबंध में । 

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत पूर्व से एक " स्थानीय निकाय निदेशालय " 
अवस्थित है जो कर्मचारियों की कमी, कार्य दायित्वों की अस्पष्टता एवं नियुक्तियों पर रोक के कारण कार्यरत नहीं था । 
अतः सीधे नगर विकास एवं आवास विभाग पर ही नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन पर दृष्टि रखने के 
साथ - साथ सभी प्रशासकीय एवं स्टाफ संबंधी मुद्दों पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी आ जाती थी । इस व्यवस्था से 
विभाग पर अतिरिक्त दबाव बना रहता था और नीतिगत तथा रणनीतिक मुददों पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई 
होती थी । अतः विभाग के नियंत्रणाधीन नगरपालिका प्रशासन निदेशालय ( Directorate of Municipal 
Administration) का पुनर्गठन एवं इसके सशक्तिकरण का मामला सरकार के विचाराधीन था । इस मामले पर 
सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं: 
1. स्थानीय निकायों पर सतत् एवं प्रभावी नियंत्रण रखने तथा उन्हें आवश्यक सहायता देने हेतु एक निदेशालय 
की स्थापना की जायेगी जिसे नगरपालिका प्रशासन निदेशालय ( Directorate of Municipal 
Administration) नामित किया जायेगा । 
2. ( क ) उक्त निदेशालय के लिए पूर्व से कार्यरत शहरी गरीबी निदेशालय में उपलब्ध 14 ( चौदह) पद तथा 
स्थानीय निकाय निदेशालय में उपलब्ध 6 ( छ:) पद अर्थात कुल 20 (बीस) उपलब्ध गैर योजना के पदों को समाप्त कर 
योजना मद में कुल 46 (छियालिस) नये पद सृजित किये जायेगे । सृजित कुल पदों का विवरण निम्नलिखित है: 


बिहार गजट ( असाधारण), 23 अगस्त 2012 


क्र० सं० 


पद का नाम 


सृजित पदों की संख्या 


निदेशक (विशेष सचिव के समकक्षीय पद ) 


01 


अपर निदेशक ( संयुक्त सचिव के समकक्षीय पद ) 


सहायक निदेशक (उप - सचिव समकक्षीय पद ) 


आई0टी0 मैनेजर 


___ 5 
____ 6 
___ 7 


प्रशाखा पदाधिकारी 
सहायक 
लेखापाल 


उच्चवर्गीय लिपिक 


आशुलिपिक - सह - कम्प्यूटर ऑपरेटर 


10 


कम्प्यूटर ऑपरेटर 


___ 11 


आदेशपाल 


06 


कुल 


46 


( ख ) उक्त पदों पर होने वाले व्यय की विवरणी अनुलग्नक - 1 के रूप में संलग्न है । 
3. नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के निदेशक के लिए एक कार तथा निदेशालय कार्यालय के लिए दो वाहन 
अर्थात कुल तीन वाहनों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा । 
4 . ( i) निदेशालय के निदेशक, अपर निदेशक , सहायक निदेशक तथा आई0 टी0 मैनेजर के सभी पदों के लिए 
उन पदों पर भारित होने की तिथि से दो वर्षों के वेतन भत्ते आदि का सभी खर्च SPUR द्वारा किया जायेगा । 

(ii ) कम्प्यूटर ऑपरेटर के सभी पदों का अगले 5 वर्षों तक होने वाला व्यय भार SPUR द्वारा वहन किया 
जायेगा । 

(iii ) निदेशालय के कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की प्रारम्भिक स्थापना का खर्च लगभग 10 लाख रूपये का 
वहन भी SPUR द्वारा किया जायेगा । 

(iv ) " नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के लिए किराये पर भवन लिया जायेगा जिसके लिए एक लाख रू0 
प्रति माह का व्यय सम्भावित है । यह व्यय राज्य सरकार के कोष से वाहित होगा । 

( v ) इस प्रकार SPUR एवं बिहार सरकार का व्यय वहन प्रथम दो वर्षों के लिए निम्न प्रकार से किया 
जायेगा: 

SPUR का योगदान 
( a) प्रथम वर्ष : रू0 7188000 ( वेतनमद में ) 
( b) द्वितीय वर्ष : रू0 7403640 ( वेतनमद में ) 
दो वर्षों के लिए कुल व्ययः - 14591640 .00 + 10. 00 लाख ( कम्प्यूटर स्थापना ) = रू0 15591640 / 
बिहार सरकार का योगदान 
( a) प्रथम वर्ष : रू0 7500000 ( वेतनमद ) 
( b) द्वितीय वर्ष : रू0 7725000 ( वेतनमद ) 
( c ) दोनों वर्ष के लिए कुल व्ययः- रू0 15225000 ( वेतनमद ) 
( d ) दो वर्षों के बाद प्रतिवर्ष रू0 15128640. 00 व्यय प्रस्तावित है । यह राशि समय - समय पर बढ़ेगी । 

( e) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को भवन किराया के रूप में 12.00 लाख प्रतिवर्ष, यात्रा भत्ता मद में 3.00 
लाख प्रतिवर्ष , आकस्मिक व्यय ( वाहन आउटसोर्सिंग से रखने सहित ) 14.00 लाख प्रतिवर्ष व्यय होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 अगस्त 2012 


___ (vi) नये पदों के सृजन एवं पुराने पदों को समायोजित कर लेने के पश्चात् अनुमानित व्यय भार दो वर्षों के 
बाद प्रति वर्ष रू0 15128640.00 होगा । 
5. नगरपालिका प्रशासन निदेशालय पर होने वाला व्यय मांग संख्या - 48 के मुख्य शीर्ष - 2217 शहरी 
विकास - 80 - सामान्य लघुशीर्ष - 800 अन्य व्यय उपशीर्ष - 0128 निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का 
आधुनिकीकरण हेतु विपत्र कोड - पी0 - 2217808000128 यू0आर0बी0 - 5090 के अतंर्गत किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
अनुलग्नक - 1 

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय 
(Directorate of Municipal Administration ) 

संभावित व्यय विवरणी 
( क ) आवर्ती व्यय प्रथम वर्ष 


क्र0 


स्पर ( SPUR) द्वारा 


बिहार सरकार द्वारा 


# 


पद का नाम | संख्या 


मासिक वेतन 


। 


वार्षिक वेतन 


पद का नाम 


। संख्या 


मासिक वेतन 


- 


वार्षिक वेतन 


2 


3 


4 


निदेशक 


99, 000. 00 


1, 88 , 000. 00 


प्रशाखा 
पदाधिकारी 


40 ,000 . 00 


19, 20 , 000. 00 


08 - 30, 000 . 00 | 28, 80,000. 00 


उप निदेशक | 02 | 8000000 10 

02 80, 000 . 00 19, 20 ,000 .00 | 2 | सहायक 
( संयुक्त 
सचिव के 
स्तर के ) 


सहायक 
निदेशक 


| 04 


55 ,000.00 


26, 40 , 000. 00 


3 


लेखापाल 


01 


30, 000. 00 


3, 60, 000. 00 


आई०टी० 
मैनेजर 


01 


30,000 .00 


3, 60, 000 .00 


| 4 | निम्नवर्गीय लिपिक | 05 


15, 000 .00 


9,00, 000 .00 


5 


कम्प्यूटर 
ऑपरेटर 


09 


10,000. 00 


7, 20 , 000. 00 


| 5 


आशुलिपिक - सह - 
कम्प्यूटर ऑपरेटर 


05 


12, 000 .00 


7, 20, 000 .00 


कुल 


71,88,000.00 


6 


अनुसेवी 


06 - 10, 000 . 00 


7, 20 , 000 . 00 


कुल 


75 , 00 , 000.00 


व्यय | 14, 00 ,000 . 00 


आकस्मिक 
(वाहन 
आउटसोसिंग 
सहित ) 


यात्रा भत्ता 


| 3, 00 , 000. 00 


3 


| कार्यालय किराया । 12,00,000.00 


कुल | 29 ,00, 000 .00 


द्वितीय 
3 % 


वर्ष | 7403640 .00 
वेतन 


द्वितीय वर्ष 3 % | 7725000 . 00 
वेतन वृद्धि 


वृद्धि 


तृतीय वर्ष में बिहार सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला वेतन पर कुल व्ययः- 15128640. 00 


बिहार गजट ( असाधारण), 23 अगस्त 2012 


( ख ) अनावर्ती व्यय 


क्र0 सं0 


स्पर (SPUR) द्वारा 


| कम्प्यूटर स्थापना 


10 , 00 , 000 . 00 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 417 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


